निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 431 ) 


21 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 11 मई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

11 मई 2018 
सं० 1 / पी0 - 1014 / 2009 (खंड) - सा0प्र0 - 6132 – श्री एच0 आर0 श्रीनिवास , भा0प्र0से0 
(बिहार: 1996), आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर ( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल, 
दरभंगा) का सचिव, निर्वाचन विभाग - सह - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापन के फलस्वरूप, उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद / प्रभार के लिए अपेक्षित व्यवस्था निम्नवत् 
की जाती है: 

1. श्रीमती सफीना ए0 एन0, भा0प्र0से0 (बिहार:97), आयुक्त, कोसी प्रमंडल , सहरसा अगले 
आदेश तक आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी । 

2. श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बिहार: 98 ), आयुक्त , सारण प्रमंडल, छपरा अगले आदेश तक 
आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 431 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih.nic .in 


